१ 


. 


. 


ACE 


. 


. 


EVER 


. 


OMA 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या 


- 9 


26 फाल्गुन , 1937 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

17 मार्च, 2017 ( ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति, छुट्टी 154- 166 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई. एस - सी., बी . ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस. सी ., एम . ए ., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम . बी. बी . एस ., बी. सी .ई.,डिप०- इन - एड. , 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो दवारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 


155 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


- - - - - - - - - - - - 


मानव संसाधन विकास विभाग 

( उच्च शिक्षा) 


संकल्प 
26 मई , 2015 


विषयः- झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 
यू०जी०सी० पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति संबंधी निर्गत विभागीय 
संकल्प संख्या-1188 दिनांक 20 नवम्बर, 2010 की कंडिका- 12(ii) का विलोपन । 


संख्या -5/ वि .1 -06 / 2009 3०शि०/ 966 -- मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - F.-1 
32 /2006U-ii/ U,1 (i) दिनांक 31 दिसम्बर , 2008 तथा पत्रांक - F.-1- 32/ 2006U-ii/ U,1 ( ii) दिनांक 
31 दिसम्बर , 2008 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1188 दिनांक 
20 नवम्बर , 2010 द्वारा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत 
महाविद्यालयों ( घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 
यू०जी०सी० का छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति प्रदान की गई है । 


___ 2. 


उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-12(iii) में निम्नलिखित प्रावधान है: 


विभागीय पत्रांक - 356 दिनांक 13 नवम्बर, 2001, जिसके द्वारा पंचम पुनरीक्षित वेतनमान 
लागू किया गया था, की कंडिका-तीन में यह व्यवस्था की गई थी कि पूर्व के सभी परिनियिम एवं 
विश्वविद्यालय अधिनियम को यू०जी०सी० के मानकों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा | पंचम पुनरीक्षित 
वेतनमान लागू करने के संबंध में निर्गत विभागीय पत्र संख्या- 356, दिनांक 13 नवम्बर, 2001 में ऐसे गैर 
यू०जी०सी० योग्यता वाले शिक्षको को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ इस शर्त के साथ 
दिया गया था कि उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अगली प्रोन्नति तब-तक देय नहीं होगी, जब -तक कि वे 
यूजी०सी० मानक के अनुरूप अपनी योग्यता एवं अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते । विश्वविद्यालय 

महाविद्यालय के ऐसे शिक्षक जो यू०जी०सी० मानक के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं , परन्तु जिन्हें 
परिनियमों के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति दे दी गयी है, ऐसे शिक्षक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर 
सकते हैं, परन्तु वेतन निर्धारण के क्रम में उन्हें प्रतिस्थानी वेतन के मूल वेतन का ही लाभ देय होगा तथा 
ग्रेड पे मिला कर मिलने वाले कुल राक्षि का अन्तर “पे प्रोटेक्शन ” के रूप में प्राप्त होगा तथा जबतक वे 


156 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 
यू०जी०सी० मानक के अनुरूप अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब- तक उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देय 
नहीं होगा । 


3. विश्वविद्यालय कर्मियों के सेवा संबंधी सामान्य शर्तों से संबंधित परिनियम के अनुच्छेद - 22 (1) में 
निम्नवत् प्रावधान है “ An increment shall ordinarily be drawn by the University servant as a matter of 
course , unless it is withheld by the authority empowered to appoint him , as a measure of punishment." 


4. विभागीय संकल्प संख्या-1188 दिनांक 20 नवम्बर , 2010 की कंडिका-12(iii) में अंकित प्रावधानों 
जिनके द्वारा गैर पी०एच०डी० योग्यताधारी कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त उपाचार्यों ( Readers) के वार्षिक वेतन 
वृद्धि पर रोक लगायी गयी, के विरूद्ध कतिपय शिक्षको द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की 
गयी, जिनमें से कई में माननीय न्यायालय द्वारा वादियों के पक्ष में निर्णय दिया गया । इस तरह के एक 
मामले डब्लू०पी० (एस०) नं०- 3632/ 2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2013 को पारित 
न्यायादेश की कंडिका -18 में निम्नवत् observationदिया गया है: 


“ Since the petitioners are entitled to get annual increment under the provisions of Article 22 of the 
Statutes, the said Clause - 12( iii), Imposing a condition contrary to the said provisions, is wholly arbitrary , 
discriminatory and violative of Article- 14 of the Constitution of India. ” साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने 
अपने उक्त न्यायदेश के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1188 दिनांक 20 नवम्बर, 2010 की कंडिका 
12(iii ) को रद्द कर दिया है । 


5 . वर्णित स्थिति में विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1188 दिनांक 20 नवम्बर , 2010 की कंडिका- 12(iii ) को 
विलोपित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक संख्या-1188 दिनांक 20 नवम्बर , 2010 की कंडिका - 12(iii) को विलोपित करने का निर्णय 
लिया है । संकल्प संख्या-1188 दिनांक 20 नवम्बर , 2010 के अन्य कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आराधना पटनायक , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 


157 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
23 फरवरी , 2015 


संख्या- जि . परि०एवं पं०रा०स०-01 /15- 38/वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -255 
(1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा की जिला परिषद एवं 
पंचायती राज समिति का गठन वर्ष 2015- 16 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है 


श्री दीपक बिरूवा 


स०वि०स० 


सभापति , 


श्री जयप्रकाश सिंह भोगता 


सवि०स० 


सदस्य , 


श्री जानकी प्रसाद यादव 


स०वि०स० 


सदस्य , 


श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होगें । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष का होगा । 


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


अधिसूचना 
23 फरवरी , 2015 


संख्या- सदा०स०-01/ 15 - 40/वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि 
झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 223 (1) के अधीन वर्ष 2015- 16 के लिए 
विधान सभा की सदाचार समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 


सभापति 


1 श्री फूलचंद मंडल , 
2 श्री केदार हाजरा 
3 श्री निरल पुरती 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


158 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 
4- श्री शशिभूषण सामाड स०वि०स० 

सदस्य । 
(i) - श्री फूलचंद मंडल स०वि०स० 

इस समिति के सभापति एवं सभा 

सचिव इसके सचिव होंगे। 
(ii) - यह समिति मृत सरकारी सेवकों के उपादान,पेंशन एवं अनुकम्पा पर आधारित 
नियुक्तियों के मामलों को भी देखेगी । 
(iii) - समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा । 


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


अधिसूचना 
23 फरवरी , 2015 ई० | 


संख्या- शून्यकाल एवं गैर सरकारी संकल्प समिति -02 / 2015- 44/वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 233 एवं 
198 के तहत् माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा ने वर्ष 2015- 16 के लिए झारखण्ड विधान- सभा की शून्यकाल 
एवं गैर सरकारी संकल्प समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है: 


( 1 ) श्री रवीन्द्रनाथ महतो 


स०वि०स० 


सभापति 


(2) श्री ढुलू महतो 


स०वि०स० 


सदस्य 


(3) श्री रामचन्द्र सहिस 


स०वि०स० 


सदस्य । 


श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स०वि०स० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इस समिति के सचिव होंगे | 


स्मिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 


159 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
23 फरवरी , 2015 


संख्या- म०बा०स० 1 / 15 - 50 /वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है 
कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 264 के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने 
झारखण्ड विधान सभा की महिला एवं बाल विकास समिति का गठन वर्ष 2015 - 16 के लिए निम्न प्रकार किया है 
1 श्रीमती जोबा माँझी , 

स०वि०स० 

सभापति 
2 -श्रीमती गीता कोड़ा, 

स०वि०स० 

सदस्य 
3- श्रीमती निमला देवी , 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्रीमती जोबा माँझी, स०वि०स० इस समिति की सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन तक होगा | 


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


अधिसूचना 
24 जुलाई, 2015 


संख्या -ध्या० एवं अना०प्र०-04/ 2015- 956/वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि दिनांक 19 मार्च, 2015 को सदन में श्री शिवशंकर उराँव एवं अन्य स०वि०स० की गुमला जिले में 
प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन वर्ष 2010 - 11 से 2013-14 तक में निर्मित सड़कें , पुल- पुलियों के निर्माण कार्य की 
जाँच कराकर निर्माण कार्य पूरा कराने एवं निर्माण में बरती गई कथित अनियमितताओं के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई 
करने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की 
जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान - सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम - 223(1) के अधीन अध्यक्ष, 
झारखण्ड विधान - सभा दवारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल एक माह अर्थात दिनांक 23 अगस्त, 2015 तक के 
लिए विस्तारित किया जाता है | 


M 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान -सभा के आदेश से , 


तेजनारायण पाण्डेय , 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


160 


झारखण्ड गजट (साधारण), शुक्रवार, 17 मार्च, 2017 

झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 जुलाई , 2015 


संख्या- ध्या० एवं अना०प्र०- 03 / 2015- 1004/वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि दिनांक 4 मार्च, 2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर एवं अन्य स०वि०स० की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान 
संस्थान (रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने विषयक ध्यनाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में 
हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान- सभा की प्रक्रिया एवं कार्य 
संचालन के नियम - 223( 1 ) के अधीन झारखण्ड विधान - सभा दवारा झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय के अधिसूचना सं० 
ध्या० एवं अना०- 03 /15- 142 /वि०स०, राँची , दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल इससे 
संबंधित पूर्व की अधिसूचना सं०-669,दिनांक 16 जून , 2015 के क्र में अगले एक माह अर्थात् दिनांक - 14 अगस्त , 
2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 

तेजनारायण पाण्डेय , 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


. - - - - - 


अधिसूचना 
11 जून , 2015 ई० | 


संख्या- कार्य०- 20 / 2015-1252 /वि०स० -- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता 
है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम - 223 (1) के अधीन अनुसूचित जनजाति , पिछड़ी 
आदिम जनजाति, अल्पसंख्यक विधालय एवं आवासीय विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओ से मुक्त करने एवं दोषी 
पदाधिकारियों के विरूद्ध जाँच हेतु सभा- सचिवालय की अधिसूचना सं०- 461, दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा गठित 
विशेष समिति का कार्यकाल अगले तीन माह तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से, 


कुमार माधवेन्द्र सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , रांची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 


161 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
14 सितम्बर , 2015 


संख्या - ध्या० एवं अना० प्र० - 03/ 2015- 1365 / वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 4 मार्च, 2015 को सदन मे श्री राधाकृष्ण किशोर एवं अन्य स०वि०स० की राजेन्द्र 
आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स ), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने विषयक ध्यानकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर 
एवं सदन मे हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की 
प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम - 223(1 ) के अधीन अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा 
सचिवालय के अधिसूचना सं०- ध्या० एवं अना० प्र० - 03/ 15 - 142/वि०स०, राँची दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा गठित 
विशेष समिति का कार्यकाल इससे पूर्व की अधिसूचना संख्या - 669, दिनांक 17 मार्च, 2015, अधिसूचना संख्या - 1004 , 
दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं अधिसूचना संख्या - 1225 , दिनांक 14 अगस्त, 2015 के क्रम मे अगले दो माह अर्थात 
दिनांक 12 नवम्बर , 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


नीलेश रंजन , 

अवर सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची । 


अधिसूचना 
16 सितम्बर , 2015 ई० । 


संख्या - स०3०स०- 01 / 2015- 1377 / वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम- 241(i) के अधीन माननीय अध्यक्ष, 
झारखण्ड विधान सभा ने श्री राज किशोर महतो, स०वि०स० को वर्ष 2015 - 16 के शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों 


संबंधी समिति का सभापति मनोनीत किया है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा ,राची | 


162 


झारखण्ड गजट (साधारण), शुक्रवार, 17 मार्च, 2017 

झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
5 अक्टूबर, 2015 


संख्या- ध्या० एवं अना०प्र०- 07 / 2015-1459 /वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि दिनांक 26 मार्च, 2015 को सदन में श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की झारखण्ड सरकार के 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति में कथित रूप से अनियमितता 
बरते जाने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय 
की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान - सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-223(1 ) के अधीन अध्यक्ष, 
झारखण्ड विधान- सभा द्वारा झारखण्ड विधान- सभा के अधिसूचना संख्या- ध्या० एवं अना०प्र०-07/ 2015न 188/वि०स० , 
राँची, दिनांक 7 अप्रैल , 2015 तथा अधिसूचना संख्या- 862, दिनांक 6 जुलाई, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का 
कार्यकाल दिनांक 31 दिसम्बर , 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


शुद्धि -पत्र 
12 अक्टूबर , 2015 ई० । 


संख्या- स०3०स०-01/ 2015 - 1498 /वि०स०-- झारखण्ड विधान -सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 
241 (1) के अधीन वर्ष 2015 -16 के शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति के रूप में श्री राज 
किशोर महतो, स०वि०स० के मनोनयन संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या- 1377, दिनांक 16 सितम्बर , 2015 में सरकार 
उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचना की प्रति में श्री राज सिन्हा, स०वि०स० के नाम का पुनरावृत्ति 
हो गया है । श्री सिन्हा के एक नाम को विलोपित समझा जाय तथा उसके स्थान पर श्री विकास कुमार मुण्डा, 
स०वि०स०, सदस्य , सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति पढ़ा जाय । 


उक्त विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित माना जाय । 


षयक 


माता स 


आदेश से , 


नन्दलाल प्रसाद, 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान -सभा, राँची। 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 


163 


163 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
5 नवम्बर, 2015 


संख्या- जनसंपर्क - 02-2421 /वि०स०-- सर्व साधारण के जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
अधिसूचना संख्या - 286 , वि०स०, दिनांक 25 फरवरी, 2015 के क्रम में संख्या - 20 पर उद्धत श्री अरविन्द पाण्डेय के 
स्थान पर श्री उदय चौहान , खबर मंत्र को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने शेष अवधि के लिए प्रेस 
सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


विनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 


अधिसूचना 
9 सितम्बर, 2015 ई० | 


त्या 


संख्या - वि०स०वि०-19/ 2015- 2716 / वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि 
चतुर्थ झारखण्ड विधान- सभा की तृतीय (मानसून ) सत्र मे दिनांक 28 अगस्त , 2015 को पारित प्रस्ताव के आलोक मे 
माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा ने " झारखण्ड सिनेमा (विनियमन ) संशोधन विधेयक 2015 " पर विचार के लिए 
झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य - संचालन के नियम - 72 के अधीन प्रवर समिति का गठन निम्न प्रकार से 
किया है: 
__ 1. श्री चन्देश्वरप्रसाद सिंह , 

मंत्री, 

सभापति 


नगर विकास विभाग, 


झारखण्ड सरकार , राँची 


2 . माननीय विधि मंत्री, झारखण्ड सरकार, राँची 


सदस्य 


श्री आलमगीर आलम , 


स०वि०स० 


सदस्य 


4 . श्री रवीन्द्र नाथ महतो , 


स०वि०स० 


सदस्य 


5 . श्री प्रकाश राम, 


स०वि०स० 


सदस्य 


6. श्री निर्भय कुमार शाहबादी , 


मार 


स०वि०स० 


सदस्य 


164 

झारखण्ड गजट (साधारण), शुक्रवार, 17 मार्च, 2017 
7. श्रीमती गंगोत्री कुजूर , 

सवि०स० 

सदस्य 


सभा सचिव इस प्रवर समिति के सचिव होगें । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से 03 ( तीन ) माह की होगी । 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
7 अक्टूबर , 2015 


संख्या-01स्था०- 49 / 2014- 3931 /वि०स०-- सभा- सचिवालय के अधिसूचना संख्या- 525, दिनांक 
13 फरवरी, 2015 द्वारा उप सचिव के पद पर प्रोन्नत श्रीमती रीता बसावतिया , वर्तमान उप सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची को प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं रहने के कारण 
तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है | 


श्रीमती रीता बसावतिया की प्रोन्नति संबंधी विषय को विभागीय प्रोन्नति समिति के विचारार्थ सौंपी 
जा रही है । 


श्रीमती रीता बसावतिया अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अवर सचिव के पद पर बनी रहेंगी एवं 
तद्नुसार अवर सचिव पद का वेतन , भत्ता आदि प्राप्त करेंगी | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


नवीन कुमार, 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 


___ 


165 


165 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
9 सितम्बर, 2015 


संख्या - 13 / वरीय नि० सं०-40/ 2015 का०- 8158 -- श्री रसिकेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 
II , गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम-7(a ) 
के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू० 500 /-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 
9 सितम्बर, 2015 


संख्या- 13 /वरीय नि० सं०- 41 / 2015 का० - 8159 -- श्री मो० तौफीकुल हसन , अपर न्यायायुक्त - XI , राँची 
को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक 
में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि 
से रू. 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री हसन की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


166 


झारखण्ड गजट (साधारण), शुक्रवार, 17 मार्च, 2017 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
27 अक्टूबर , 2015 


संख्या-3/नि०सं०-09- 08 /2015 का . 9318-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती सुनीता कुमारी 
चौरसिया , अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 से 2 अगस्त , 2015 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 नवम्बर, 2015 


संख्या-3/नि०सं० -09 -110 / 2014 का . 9577-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती संगीता लाल , प्रबंध 
निदेशक के सचिव, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची को दिनांक 1 अगस्त, 2015 से 
31 अगस्त , 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 9--50 | 


